रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


PARi 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 28 , 2017 / अग्रहायण 7 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28 , 2017 /AGRAHAYANA 7 , 1939 


सं . 3307 ] 
No. 3307 ] 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 नवम्बर, 2017 
का . आ . 3773( अ). अखिल भारतीय सेवा (संयुक्त संवर्ग) नियमावली , 1972 के नियम 4 के उप -नियम (1 ) के साथ पठित 
अखिल भारतीय सेवा अधिनियम , 1951 की धारा 3 तथा अखिल भारतीय सेवा ( अनुशासन एवं अपील ) नियमावली , 1969 की धारा 
( 2ख ) एवं ( 2ड .) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण ने गृह मंत्रालय के संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग के घटक 
राज्य (सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले ) के रूप में नामांकन को जारी रखने का निर्णय लिया है ताकि वह एजीएमयूटी 
संवर्ग के आई. ए. एस . तथा आई. पी . एस . अधिकारियों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना जारी रख सके । 

[ फा . सं . 14012 /01/ 2007 - यूटीएस -I] 

टी . वी . एस . एन . प्रसाद, अपर सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd November, 2017 
S . 0 . 3773 ( E). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the All India Services Act, 1951 read with 
sub -rule (1 ) of rule 4 of the All India Services ( Joint Cadre ) Rules, 1972 and Section (2b ) & (2e) of the All India 
Services (Discipline And Appeal) Rules, 1969, the Joint Cadre Authority has decided to continue the nomination of 
Ministry of Home Affairs, a constituent State (representing all UTs) of Joint AGMUT Cadre , so as to continue to 
function as disciplinary authority in respect of IAS and IPS officers of Joint AGMUT cadre . 

[ E. No. 14012/ 01/ 2007- UTS -I] 
T. V . S. N. PRASAD , Addl. Secy . 


6954 GI/ 2017 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 

RAKESH 

Digitally signed by 
SUKUL 


RAKESH SUKUL 
Date: 2017. 11. 2822: 13:00 
+ 0530 


